सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 श्रावण , 1943 ( श ० ) 
28 जुलाई , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -375 राँची , बुधवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
5 जुलाई , 2021 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2968-- नगर आयुक्त , मेदिनीनगर नगर निगम , मेदिनीनगर के पद 
पर पदस्थापित श्री दिनेश प्रसाद , भा.प्र.से. ( झाः 2006 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
विशेष सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया 
जाता है | 

संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2969-- उपायुक्त , बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री राजेश सिंह , 
भा.प्र.से. ( झाः 2007 ) ( अतिरिक्त प्रभार - क्षेत्रीय निदेशक , जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक विशेष सचिव , कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2970-- उपायुक्त , धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री उमा शंकर 
सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2009 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अभियान निदेशक , राष्ट्रीय 
ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जुलाई , 2021 
संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2971-- अपर सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री ए 0 दोड्डे , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) ( अतिरिक्त प्रभार- नागरिक 
सुरक्षा आयुक्त , झारखण्ड , निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड पर्यटन विकास 
निगम , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , समाज कल्याण , झारखण्ड के पद 
पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2972 -- उपायुक्त , दुमका के पद पर पदस्थापित श्रीमती राजेश्वरी 
बी . , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , 
झारखण्ड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


श्रीमती राजेश्वरी बी . अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड 
मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लि ० , राँची के अतिरिक्त प्रभार 
में रहेंगी । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2973 -- अभियान निदेशक , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री रविशंकर शुक्ला , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक दुमका जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं 
निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2974-- उपायुक्त , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित श्री संदीप सिंह , 
भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक धनबाद जिला का जिला दण्डाधिकारी 
एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 
1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2975-- उपायुक्त , कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री घोलप रमेश 
गोरख , भा.प्र.से. ( झाः 2012 ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य 
कृषि विपणन पर्षद , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2976-- उपायुक्त , चतरा के पद पर पदस्थापित श्री दिव्यांशु झा , 
भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश प्रबंध निदेशक , झारक्रॉफ्ट , राँची के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , हस्तकरघा , रेशम एवं हस्तशिल्प , 
झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जुलाई , 2021 


3 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2977 -- उपायुक्त , पाकुड़ के पद पर पदस्थापित श्री कुलदीप चौधरी , 
भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक बोकारो जिला का जिला दण्डाधिकारी 
एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 
1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2978-- मनरेगा आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री वरूण 
रंजन , भा.प्र.से. ( झाः 2014 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पाकुड़ जिला का जिला 
दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता 
( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2979 -- नगर आयुक्त , हजारीबाग नगर निगम के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती माधवी मिश्रा , भा.प्र.से. ( झाः 2015 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक रामगढ़ जिला 
का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड 
प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2980-- संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री आदित्य रंजन , भा.प्र.से. ( झाः 2015 ) ( अतिरिक्त प्रभार - निदेशक , पंचायती राज , 
झारखण्ड ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कोडरमा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं 
उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के 
अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2981 -- उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला 
परिषद , गोड्डा के पद पर पदस्थापित श्रीमती अंजली यादव , भा.प्र.से. ( झाः 2015 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक चतरा जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं 
निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता ( एक्ट -2 , 1974 ) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2982 -- अपर जिला दण्डाधिकारी , विधि व्यवस्था , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री लोकेश मिश्र , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , कोडरमा के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2983 -- अपर जिला दण्डाधिकारी , विधि व्यवस्था , धनबाद के पद पर 
पदस्थापित श्री चंदन कुमार , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , गोड्डा के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जुलाई , 2021 
संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2984-- संयुक्त सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड 
के पद पर पदस्थापित सुश्री गरिमा सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक नगर आयुक्त , हजारीबाग नगर निगम के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2985-- संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , 

संयुक्त सचिव , वित्त विभाग , झारखण्ड के पद पर 
पदस्थापित श्रीमती मेघा भारद्वाज , भा.प्र.से. ( झाः 2016 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद , पलामू के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2986-- अनुमण्डल पदाधिकारी , धालभूम ( जमशेदपुर ) के पद पर 
पदस्थापित श्री नितीश कुमार सिंह , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2987-- अनुमण्डल पदाधिकारी , राँची सदर के पद पर पदस्थापित 
श्री उत्कर्ष गुप्ता , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर जिला 
दण्डाधिकारी , विधि व्यवस्था , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें राँची 
जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की 
शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 


श्री गुप्ता के द्वारा धारित किये जाने की तिथि से अपर जिला दण्डाधिकारी , विधि 
व्यवस्था , राँची के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन नियमावली 
2007 के नियम -9 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) एवं भा.प्र.से. वेतन नियमावली -2016 के नियम -12 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) के अन्तर्गत 
सीनियर टाईम स्केल में संवर्गीय पद ( संयुक्त सचिव स्तर ) के समकक्ष घोषित किया जाता है | 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2988-- अनुमण्डल पदाधिकारी , बरही ( हजारीबाग ) के पद पर 
पदस्थापित श्री कुमार ताराचंद , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर 
जिला दण्डाधिकारी , विधि व्यवस्था , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें 
धनबाद जिला के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


श्री ताराचंद के द्वारा धारित किये जाने की तिथि से अपर जिला दण्डाधिकारी , विधि 
व्यवस्था , धनबाद के भा.प्र.से. के गैर संवर्गीय पद को कर्तव्य एवं दायित्व में भा.प्र.से. वेतन 
नियमावली -2007 के नियम -9 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) एवं भा.प्र.से. वेतन नियमावली -2016 के नियम -12 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) के 
अन्तर्गत सीनियर टाईम स्केल में संवर्गीय पद ( संयुक्त सचिव स्तर ) के समकक्ष घोषित किया 
जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जुलाई , 2021 


5 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2989 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , चास , बोकारो के पद पर पदस्थापित 
श्री शशि प्रकाश सिंह , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अपर नगर आयुक्त , राँची नगर निगम , 
राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2990 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर पदस्थापित सुश्री 
कीर्तिश्री जी 0 , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक क्षेत्रीय निदेशक , बोकारो 
क्षेत्र विकास प्राधिकार ( बियाडा ) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2991-- अनुमण्डल पदाधिकारी , गिरिडीह के पद पर पदस्थापित 
सुश्री प्रेरणा दीक्षित , भा ० प्र ० से ० ( झाः 2017 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक क्षेत्रीय निदेशक , 
आदित्यपुर क्षेत्र विकास प्राधिकार ( आयडा ) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2992 -- अनुमण्डल पदाधिकारी , बुण्डू , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती समीरा एस . , भा.प्र.से. ( 2018 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक नगर आयुक्त , 
मेदिनीनगर नगर निगम , मेदिनीनगर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2993 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दीपक कुमार दूबे , भा.प्र.से. 
( झाः 2019 ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , राँची सदर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है तथा उन्हें राँची सदर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की 
धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2994 -- श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत , भा.प्र.से. ( झाः 2019 ) को 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , चास , बोकारो के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 
है तथा उन्हें चास अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत 
कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है | 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2995 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सैय्यद रियाज अहमद , 
भा.प्र.से. ( झाः 2019 ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , खूटी के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें खूटी अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) 
की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2996 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री सौरभ कुमार भुवानिया , 
भा.प्र.से. ( झाः 2019 ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , मधुपुर , देवघर के पद पर नियुक्त एवं 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 28 जुलाई , 2021 
पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें मधुपुर अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) 
की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2997 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत मो 0 जावेद हुसैन , भा.प्र.से. 
( झाः 2019 ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , रामगढ़ के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है तथा उन्हें रामगढ़ अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा 
20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2998 -- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री संदीप कुमार मीणा , भा.प्र.से. 
( झाः 2019 ) को अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी , धालभूम ( जमशेदपुर ) के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है तथा उन्हें धालभूम ( जमशेदपुर ) अनुमण्डल के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 
( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है । 


2. उपर्युक्त स्थानान्तरण - पदस्थापन के क्रम में जो पदाधिकारी प्रभार रहित होंगे वे 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड में योगदान करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 375 -- 50 


